शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 6 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 8 फरवरी 2019 - माघ 19 , शक 1940 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 10 जनवरी 2019 


क्रमांक ई - 1-14/ 2015/ एक - 2.- श्री भरत लाल बंजारे को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन क्र . 727/2016 तथा 
714/2016 में पारित आदेश दिनांक 25-04-2017 के परिपालन में दिनांक 04-01-2018 को रिव्यू डीपीसी आयोजित कर सलेक्ट लिस्ट 
2010 के अंतर्गत भारत सरकार के अधिसूचना क्र . 14015/ 46 /2017- एआईएस ( I) - बी, दिनांक 06-04-2018 द्वारा भा.प्र.से. में नियुक्त करते 
हुए आदेश क्र . 14014/ 22/2004- एआईएस (I) दिनांक 24-08-2018 द्वारा उन्हें भा.प्र.से. में 2003 बैच आबंटित किया गया है . 


133 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


134 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2019 


[ भाग 1 


2 . 


उक्त न्याय निर्णय के अनुपालन में अनुषांगिक लाभ प्रदान करते हुए श्री भरत लाल बंजारे , भाप्रसे ( 2003 ) संयुक्त सचिव, खेल एवं 
युवा कल्याण विभाग तथा समाज कल्याण विभाग को अर्हता दिनांक 01-01-2016 से सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान ( Pay Matrix Level 
13 ) में नियुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, वन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कमलप्रीत सिंह , सचिव. 


गृह ( पुलिस ) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर, रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2019 


क्रमांक एफ - 1-06/ 2018/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से निम्नांकित भारतीय 
पुलिस सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम 4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है 


क्र . 


वर्तमान पदस्थापना 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


नवीन पदस्थापना 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 . 


श्री अरूण देव गौतम 
भापुसे-1992 


अतिरिक्त पुलिस महानिदेषक 
सी.आई.डी. 
पुलिस मुख्यालय, रायपुर 


सचिव , 
छत्तीसगढ़ शासन 
गृह 

जेल एवं परिवहन विभाग , 
मंत्रालय रायपुर 


2 . 


श्री जी . पी . सिंह 
भापुसे -1994 


पुलिस महानिरीक्षक 
दुर्ग रेंज , दुर्ग 


पुलिस महानिरीक्षक 
पुलिस मुख्यालय, रायपुर 


3 . 


श्री एस.आर.पी. कल्लूरी 
भापुसे -1994 


पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशिक्षण ) 
पुलिस मुख्यालय, रायपुर 


पुलिस महानिरीक्षक 
ई.ओ.डब्ल्यू. एवं ए.सी.बी. रायपुर 


4 . 


श्री दिपांषु काबरा 
भापुसे -1997 


पुलिस महानिरीक्षक 
रायपुर रेंज, रायपुर 


पुलिस महानिरीक्षक 
पुलिस मुख्यालय, रायपुर 


5 . 


डॉ . आनंद छाबड़ा 
भापुसे -2001 


प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक 
रायपुर रेंज, रायपुर 


विशेष सचिव 
छत्तीसगढ़ शासन 
गृह, जेल एवं परिवहन विभाग 
मंत्रालय , 

रायपुर . 


6 . 


श्री रतन लाल डांगी 
भापुसे -2003 


उप पुलिस महानिरीक्षक 
दंतेवाड़ा रेंज 


प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक 
दुर्ग रेंज, दुर्ग. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

लीना कमलेश मंडावी , उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2019 


135 


श्रम विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर , रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2018 


क्रमांक एफ 1-25 /2016/ 16. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ 
के राज्यपाल , एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक तृतीय श्रेणी ( अराजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं , 
अर्थात् 

संशोधन 


उक्त नियमों में , 

नियम 11 में , उप - नियम ( 2 ) में, शब्द “ उसके साक्षात्कार के पश्चात् ” के स्थान पर , शब्द “प्रतियोगिता परीक्षा में मेरिट के आधार 
पर ” प्रतिस्थापित किया जाये . 


1 . 


2 . 


अनुसूची- एक, दो एवं तीन के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् : 


“ अनुसूची - एक 
( नियम 4 ( 1 ) तथा 5 देखिये ) 


स.क्र . 


सेवा में सम्मिलित पदों 


कर्तव्य पदों 


वर्गीकरण 


वेतन मेट्रिक्स 


टिप्पणियां 


के नाम 


की कुल 


संख्या 
( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 . 


01 


तृतीय श्रेणी 


वेतन मेट्रिक्स लेवल-9 


अधीक्षक / संयुक्त पंजीयक 
( मुख्यालय ) 


2 . 


निज सहायक 


01 


-तदैव 


वेतन मेट्रिक्स लेवल -9 


3 . 


03 


-तदैव 


वेतन मेट्रिक्स लेवल -9 


अधीक्षक 
( श्रम न्यायालय ) 


4 . 


सहायक लेखाधिकारी 


01 


-तदैव 


वेतन मेट्रिक्स लेवल -9 


5 . 


सहायक अधीक्षक 


16 


-तदैव 


वेतन मेट्रिक्स लेवल -8 


6 . 


शीघ्रलेखक ग्रेड - तीन 


03 


-तदैव 


वेतन मेट्रिक्स लेवल -7 


7 . 


लेखापाल ( बेंच) 


01 


-तदैव 


वेतन मेट्रिक्स लेवल -6 


8 . 


सहायक ग्रेड- दो 


25 


-तदैव 


वेतन मेट्रिक्स लेवल -6 


9 . 


सहायक ग्रेड - तीन 


26 


-तदैव 


वेतन मेट्रिक्स लेवल -4 


10 . 


स्टेनो टायपिस्ट 


14 


-तदैव 


वेतन मेट्रिक्स लेवल -4 


11 . 


वाहन चालक 


03 


-तदैव 


वेतन मेट्रिक्स लेवल-4 


136 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2019 


[ भाग 1 


अनुसूची - दो 
( नियम 6 देखिये) 


स . क्र . 


सेवा/ पद का नाम 


कर्तव्य पदों 


टिप्पणियां 


की कुल 


संख्या 


भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत 
सीधी भर्ती सेवा के सदस्यों 

अन्य सेवाओं 
द्वारा [ नियम की पदोन्नति द्वारा 

से व्यक्तियों के 
6 ( 1 ) ( क ) [ नियम 6 ( 1 ) ( ख ) स्थानांतरण/ 
देखिये ] देखिये ] प्रतिनियुक्ति 

द्वारा [ नियम 
6 ( 1 ) ( ग ) 

देखिये] 
( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 7 ) 


1 . 


01 


- 


100 % 


अधीक्षक / संयुक्त पंजीयक 
( मुख्यालय ) 


2 . 


निज सहायक 


01 


100 % 


3 . 


अधीक्षक ( श्रम न्यायालय ) 


03 


100 % 


4 . 


सहायक लेखाधिकारी 


01 


- 


प्रतिनियुक्ति 

द्वारा 


5 . 


सहायक अधीक्षक 


100 % 


16 
03 


6 . 


शीघ्रलेखक ग्रेड - तीन 


50 % 


50 % 


7 . 


लेखापाल ( बेंच ) 


01 


100 % 


8 . 


सहायक ग्रेड - दो 


25 


100 % 


9 . 


सहायक ग्रेड - तीन 


26 


75 % 


25 % 


10 . 


स्टेनो टायपिस्ट 


14 


100 % 


11. 


वाहन चालक 


03 


100 % 


अनुसूची -तीन 
( नियम 8 देखिये) 


स . क्र . 


सेवा/ पद का नाम 


न्यूनतम 


अधिकतम 


विहित शैक्षणिक अर्हता 


टिप्पणियां 


आयु सीमा 


आयु सीमा 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 . 


शीघ्रलेखक ग्रेड - तीन 


18 वर्ष 


30 वर्ष 


( छत्तीसगढ़ राज्य के 
मूल निवासियों के 
लिये 35 वर्ष ) 


( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 
( 10 + 2 ) परीक्षा उत्तीर्ण, 

अथवा 
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा 
के साथ किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से स्नातक 
पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा 


उत्तीर्ण. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2019 


137 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 2 ) किसी मान्यता प्राप्त मंडल / 

संस्था/ शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड ) 
मुद्रलेखन परिषद् से : 
( क ) शीघ्रलेखक (हिन्दी ) के 

लिये - हिन्दी शीघ्रलेखन 
( शार्टहैण्ड ) प्रमाणपत्र 
परीक्षा उत्तीर्ण एवं 
शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड ) 
में 100 शब्द प्रति मिनट 
की गति ( गति के लिये 
कौशल परीक्षा ली जाएगी ). 


( ख ) शीघ्रलेखक ( अंग्रेजी ) के 

लिए - अंग्रेजी शीघ्रलेखन 
( शार्टहैण्ड ) प्रमाण पत्र 
परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्र 
लेखन ( शार्टहैण्ड ) में 
100 शब्द प्रति मिनट की 
गति ( गति के लिए 
कौशल परीक्षा ली जाएगी ). 


( ग ) द्विभाषी शीघ्रलेखक के 

लिए - ऊपर खण्ड ( क ) 
तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट 
अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी 
शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड ) 
पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र 
उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन 
( शार्टहैण्ड ) में 100 शब्द 
प्रति मिनट की गति 
( गति के लिए कौशल 
परीक्षा ली जाएगी ) . 


( 3 ) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में 
एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र 
तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 
की ( Key ) डिप्रेशन प्रति घंटे 
की गति ( गति के लिए कौशल 
परीक्षा ली जाएगी ) . 


2 . 


स्टेनो टायपिस्ट 


-तदैव 


-तदैव 


( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 
( 10 + 2 ) परीक्षा उत्तीर्ण, 

अथवा 
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा 
के साथ किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से स्नातक 
पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण. 


138 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 2 ) हिन्दी शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड ) 

में 60 शब्द प्रति मिनट की 
गति ( गति के लिए कौशल 
परीक्षा ली जायेगी ). 


( 3 ) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 

डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग 
में एक वर्षीय डिप्लोमा/ 
प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की 
5,000 की ( Key ) डिप्रेशन 
प्रति घंटे की गति ( गति के 
लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी ) 


3 . 


सहायक ग्रेड- तीन 


18 वर्ष 


30 वर्ष 
( छत्तीसगढ़ राज्य के 
मूल निवासियों के 
लिये 35 वर्ष ) 


( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 
( 10 + 2 ) परीक्षा उत्तीर्ण 

अथवा 
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा 
के साथ किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से स्नातक 
पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण. 


( 2 ) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग 
में एक वर्षीय डिप्लोमा / 


प्रमाणपत्र. 


( 3 ) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन 

में 5,000 की ( Key ) डिप्रेशन 
प्रति घंटे की गति . ( गति के 
लिए कौशल परीक्षा ली 
जाएगी ) . 


4 . 


वाहन चालक 


21 वर्ष 


-तदैव 


कक्षा 8 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण एवं 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हल्के 
वाहन का ड्राईविंग लायसेंस होना 
चाहिए. ” 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

दिव्या उमेश मिश्रा, उप - सचिव. 


11 1 ] 


897114 TE 175143 , fatich 84 al 2019 


139 


37067 TR , ry , fatics 27 fg R 2018 


High T4 1-25/2016 / 16 . — 4ra as Hifat as 3110SJC 348 . qus (3 ) 37142UTH 5A faun 3ff1477711 
36HİCH 14 1-25/ 2016 / 16 , Farid 27-12-18 au 31751 379 164414 HEIGT to unfer À Vaggri yonifera forelGa . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

fa 39 FAST , 34-4fa. 


Atal Nagar, Raipur, the 27th December 2018 


No. F 1-25 /2016 / 16. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution 
of India , the Governor of Chhattisgarh , hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Labour 
Judiciary Class- III (Non -Gazetted ) Service Recruitment Rules, 2010 , namely : 


AMENDMENT 


In the said rules, — 
1 . In rule 11, in sub -rule ( 2), for the words, “ after interviewing them ” , the words “ on the basis of merit in the 

competitive examination " shall be substituted . 


2 . 


For Schedule- I, II and III the following shall be substituted , namely : 


" SCHEDULE - I 
[ See rule 4 ( 1 ) and (5 ) ] 


Classification 


S. No. Name of posts included 

in the service 


Pay Matrix 


Remarks 


Total 
number 
of duty 
posts 
( 3 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 . 


01 


Class - III 


Pay Matrix Level- 9 


Superintendent/ Joint 
Registrar (Head Office ) 


2 . 


Personal Assistant 


01 


--do- 


Pay Matrix Level- 9 


3 . 


03 


--do- 


Superintendent (Labour 
Court). 


Pay Matrix Level-9 


4 . 


Assistant Account Officer 


01 


--do- 


Pay Matrix Level- 9 


5 . 


Assistant Superintendent 


--do- 


Pay Matrix Level -8 


16 
03 


6 . 


Stenographer Grade- III 


--do- 


Pay Matrix Level- 7 


7 . 


Accountant (Bench ) 


01 


--do- 


Pay Matrix Level-6 


8 . 


Assistant Grade - II 


25 


--do- 


Pay Matrix Level-6 


9 . 


Assistant Grade- III 


26 


--do- 


Pay Matrix Level -4 


10 . 


Steno - Typist 


--do- 


Pay Matrix Level- 4 


14 
03 


11 . 


Driver 


--do- 


Pay Matrix Level -4 


140 


59TI46 1947 , felich 8 Haz 2019 


[ T 1 


SCHEDULE - II 

[ See rule 6 ] 


S. No. 


Remarks 


Name of Service / 

post 


Total 
number 
of duty 
posts 


Percentage of number of the 

posts to be filled in 
By direct 

By promotion By transfer / 
recruitment of the members 

of the members deputation 
[See rule of the Service from other 
6 ( 1 ) (a )] [See rule Services 
6 ( 1 ) (b ) ] 

[See rule 

6 ( 1 ) (c ) ] 
( 4 ) (5 ) 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(7 ) 


1 . 


100 % 


Superintendent/ Joint 
Registrar (Head Office) 


2 . 


Personal Assistant 


100 % 


3 . 


3 


100 % 


Superintendent 
(Labour Court) 


4 . 


Assistant Account Officer 


1 


by deputation 


5 . 


Assistant Superintendent 


16 


100 % 


6 . 


Stenographer Grade- III 


03 


50 % 


50 % 


7 . 


Accountant (Bench ) 


1 


100 % 


8 . 


Assistant Grade- II 


25 


100 % 


9 . 


Assistant Grade - III 


26 


75 % 


25 % 


10 . 


Steno - Typist 


14 


100 % 


11. 


Driver 


03 


100 % 


SCHEDULE - III 

[See rule 8 ] 


Minimum 


Maximum 


Remarks 


S. No. Name of Service/ 

Posts 
( 1 ) 

(2 ) 


age limit 


age limit 


Prescribed Educational 
Qualification 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


1 . 


18 years 


Stenographer 
Grade - III 


30 years 
(35 years 


for domicile 

resident of 
Chhattisgarh 

State ) 


( 1 ) Passed ( 10 + 2 ) Examination 
from any recognized Board . 

OR 
Passed old Higher Secondary 
Examination with First year 
examination of Graduation 
Course from any recognized 
University . 


1 1 ] 


SOFT TE 17547 , facich 8 mars 2019 


141 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


(2 ) From any recognized Board / 

Institute /Stenography (Short 
hand ) Typing Council : 
(a ) For Stenographer (Hindi) 

Passed Hindi Stenography 
(Shorthand ) Certificate 
Examination and 100 words 
per minute speed in steno 
graphy (Shoerthand ) 
(efficiency test for speed 
shall be taken ) . 


(b ) For Stenographer (English ) 

Pssed English Stenography 
(Shorthand ) Certificate 
Examination and 

100 
words per minute speed in 
Stenography (Shorthand ) 
(efficiency test for speed 
shall be taken ). 


(c ) For Bilingual Stenographer 

Pssed Certificate Course of 
Hindi and English Steno 
graphy ( Shorthand ) as 
specified in clause ( a ) and 
(b ) above and 100 words 
per minute speed in Steno 
graphy 

(Shorthand ) 
(efficiency test for speed 
shall be taken ) . 


(3 ) One year Diploma/Certificate 

Data Entry Operator / 
Programming from 

any 
recognized institute and speed 
of data entry 10,000 (Key ) 
depression per 

hour 
(efficiency test for speed shall 
be taken ) . 


2 . 


Steno Typist 


18 years 


30 years 
( 35 years 
for domicile 

resident of 
Chhattisgarh 

State ) 


( 1) Passed ( 10 + 2 ) Examination 
from any recognized Board . 

OR 
Passed old Higher Secondary 
Examination with First year 
examination of Graduation 
Course from any recognized 
University 


( 2 ) 60 words per minute Speed in 

Hindi Stenography ( Short 
hand ) (efficiency test for 
speed shall be taken ). 


142 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


in 


( 3 ) One year Diploma/Certificate 

Data Entry Operator/ 
Programming from 

any 
recognized institute and speed 
of data entry 5,000 ( Key ) 
depression per 

hour 
(efficiency test for speed shall 
be taken ). 


3 . 


Assistant Grade - III 


18 years 


30 years 
( 35 years 


for domicile 

resident of 
Chhattisgarh 

State ) 


( 1 ) Passed ( 10 + 2 ) Examination 
from any recognized Board . 

OR 
Passed old Higher Secondary 
Examination with First year 
examination of Graduation 
Course from any recognized 
University. 


(2 ) One year Diploma/ Certificate 

in Data Entry Operator / 
Programming from 

any 
recognized institute. 


( 3 ) In Hindi Computer Typing 

5,000 ( Key) depression speed 
per hour (efficiency test for 
speed shall be taken ). 


4 . 


Driver 


21 Years 


-do 


Should have passed 8th class 
examination and have Light 
Motor Vehicle license issued by 
the competent Authority.” 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

DIVYA UMESH MISHRA, Deputy Secretary. 


लोक निर्माण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर, रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


क्रमांक एफ 2-3/ 2004/ 19/ स्था -3. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग ( अराजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , 
अर्थात् : 

संशोधन 


1 . 


उक्त नियमों की अनुसूची में , 

अनुसूची - एक एवं दो में , शीर्षक “ चतुर्थ श्रेणी ( राज्य संवर्ग से भिन्न ) के अन्तर्गत शब्द “प्रयोगशाला सहायक ” जहां कहीं भी आया 
हो , के स्थान पर, शब्द “ प्रयोगशाला अनुचर ” प्रतिस्थापित किया जाये . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2019 


143 


2 . 


अनुसूची -तीन में सरल क्रमांक 14, में , कॉलम ( 2 ) में , शब्द “ प्रयोगशाला सहायक ” के स्थान पर, शब्द “प्रयोगशाला अनुचर ” 
प्रतिस्थापित किया जाये. 


3 . 


अनुसूची - चार में , सरल क्रमांक 12 एवं 13 में , कॉलम ( 2 ) एवं ( 4 ) में क्रमशः शब्द “प्रयोगशाला सहायक ” के स्थान पर , शब्द 
“ प्रयोगशाला अनुचर ” प्रतिस्थापित किया जाये. 


4 . 


अनुसूची - दो में , शीर्षक “तृतीय श्रेणी ( कार्यपालिक से भिन्न तकनीकी ) के अन्तर्गत सरल क्रमांक 4 में , कॉलम ( 4 ) एवं ( 5 ) में , 
क्रमशः अंक "50 % ” तथा “50 % " के स्थान पर , अंक “75 % " तथा "25 % ” प्रतिस्थापित किया जाये. 


5 . 


1 


अनुसूची -तीन में , सरल क्रमांक 1 में , कॉलम ( 5 ) में , प्रविष्टि ( 1 ) में , शब्द “सिविल ” के पश्चात् एवं शब्द “में न्यूनतम ” के पूर्व, 
अल्प विराम चिन्ह एवं शब्द ", इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल ” को विलोपित किया जाये. 


6 . 


अनुसूची -तीन में , सरल क्रमांक 3 में कॉलम ( 5 ) में शब्द “सिविल ” के पश्चात् तथा शब्द “इंजीनियरिंग ” के पूर्व, चिन्ह तथा शब्द 
"/ इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल ” को विलोपित किया जाये . 


7 . 


अनुसूची- तीन में , सरल क्रमांक 5 के कॉलम ( 5 ) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् 

“ड्राईंग को एक विषय के रूप में लेकर किसी मान्यता प्राप्त संस्था/ बोर्ड से हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 
( 10 + 2 ) या उसके समकक्ष किसी परीक्षा का प्रमाणपत्र या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था/ बोर्ड का 
प्रमाणपत्र ; 


अथवा 


छत्तीसगढ़ बोर्ड या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हायर सेकेण्डरी ( तकनीकी ) परीक्षा का प्रमाणपत्र ; 


अथवा 


सर्वेयर का व्यवसायिक शिक्षुता प्रमाणपत्र. " 


8 . 


अनुसूची - चार में सरल क्रमांक 5, 6 एवं 7 के कॉलम ( 6 ) से संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाये. 


9 . 


चिन्ह तथा 
अनुसूची- चार में , सरल क्रमांक 12 में , कॉलम ( 2 ) में , शब्द तथा चिन्ह "रिकार्ड कीपर/ प्रयोगशाला अनुचर ” के पश्चात् , 
शब्द “/ चौकीदार ( नियमित स्थापना ) ” जोड़ा जाये. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एम . एल . ताम्रकार, उप - सचिव . 


अटल नगर, रायपुर , दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


क्रमांक एफ 2-3/ 2004/19 / स्था - 3. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 
क्र . एफ 2-3/ 2004/ 19 / स्था .- 3, दिनांक 14-12-2018 का हिन्दी अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता 


है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम . एल. ताम्रकार, उप - सचिव . 


144 


Til4" 176147 , farigh 8 40et 2019 


[ HTVI 1 


Atal Nagar, Raipur, the 14th December 2018 


No. F 2-3 /2004 / 19 /estt- 3. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Consti 
tution of India, the Governor of Chhattisgarh , hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh 
Public Works Department (Non -Gazetted ) Service Recruitment Rules, 2016 , namely : 


AMENDMENT 


In schedule of the said rules , — 
1 . In Schedule -I and II , under heading “ Class- IV ( other then state Cadre )” , for the words “ Lab Attendant” 

wherever they occur, the words “ Laboratory Attendant" shall be substituted . 


2 . 


In Schedule - III, in serial number 14 , in column (2 ) for the words “Lab Attendant” , the words “ Laboratory 
Attendat” shall be substituted . 


3 . 


In Schedule- IV , in serial number 12 and 13 , in column (2 ) and (4 ) respectively, for the words “ Lab 
Attendant" , the words “Laboratory Attendant" shall be substituted . 


4 . 


In Schedule - II , Under Heading " Class- III ( Technical Other than Executive)" , in serial number 4 , in column 
(4 ) and (5 ), for the figure “ 50 % ” and “ 50 % ” , the figure “ 75 % ” and “ 25 % ” shall be substituted , respectively . 


5 . 


In Schedule -III , in serial number 1, in column (5 ), in entry ( 1), after the word “ Civil ” and before the words 
" or equivalent” , the punctuation comma and words " Electrical and Mechanical" shall be omitted . 


6 . 


In Schedule- III , in serial number 3 , in column (5 ), after the word “ Civil” and before the word “ Engineer 
ing” the symbol and words “ / Electrical/Mechanical” shall be omitted . 


7 . 


In Schedule- III, for entry relating to column (5 ) of serial number 5 , the following shall be substituted , 
namely : 


" Should have certificate of Higher Secondary School Examination (10 + 2 ) from any recognized Insti 
tution / Board having one subject of drawing or any examination equivalent thereto or certificate of any 
other Institution /Board recognized by the State Government in this regard ; 


Or 


Certificate of Higher Secondary ( Technical) Examination from Chhattisgarh Board or any other equiva 
lent Board ; 


Or 


Surveyor trade certificate Apprenticeship .” 


8 . 


In Schedule - IV , the entries relating to column (6 ) of serial number 5 , 6 and 7 shall be omitted . 


9 . 


In Schedule-IV, in serial number 12 , in column (2), after the word and symbol “ Record Keeper/Laboratory 
Attendant” , the symbol and words " / Chowkidar (Regular Establishment)” shall be added . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

M. L. TAMRAKAR , Deputy Secretary . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2019 


145 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 

विभाग 


कोण्डागांव , दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


क्रमांक /3087 / अ -82 /2018-19 / भू- अर्जन / 2018.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 
2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोण्डागांव 


कोण्डागांव 


पलारी 


5.836 


अनुविभागीय अधिकारी एवं 
भू - अर्जन अधिकारी , कोण्डागांव . 


पलारी व्यपवर्तन योजना 
अंतर्गत बाईपासनिर्माण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के 
कार्यालय में किया जा सकता है. 


कोण्डागांव, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


क्रमांक / 3088 / अ-82/2018-19 / भू - अर्जन /2018. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 
2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोण्डागांव 


कोण्डागांव 


डोंगरीगुड़ा 


4.276 


अनुविभागीय अधिकारी एवं 
भू - अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव. 


डोंगरीगुड़ा व्यपवर्तन 
योजना अंतर्गत बाईपास 


निर्माण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर / अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के 
कार्यालय में किया जा सकता है . 


146 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2019 


[ भाग 1 


कोण्डागांव , दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


क्रमांक /3089 / अ -82 /2018-19 / भू - अर्जन / 2018. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोण्डागांव 


कोण्डागांव 


कोण्डागांव 


4.300 


अनुविभागीय अधिकारी एवं 
भू - अर्जन अधिकारी , कोण्डागांव. 


कोण्डागांव व्यपवर्तन 
योजना अंतर्गत बाईपास 
निर्माण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के 
कार्यालय में किया जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

नीलकंठ टीकाम , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


रायपुर , दिनांक 26 दिसम्बर 2018 


क्रमांक/603 / भू - अर्जन / 2018.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 


का वर्णन 


प्राधिकृत 
अधिकारी 


खसरा 
नंबर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


आरंग 


अकोलीकला 


650 


0.02 


अनुविभागीय अधिकारी एवं 
भू - अर्जन अधिकारी, आरंग . 


651/1 


0.04 


आरंग - कलई - खमतराई 
भोथल - अकोलीकला 
गुखेरा मार्ग चौड़ीकरण . 


652 


0.01 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2019 


147 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


653 


0.01 


700 


0.01 


702 


0.04 


703/1 


0.02 


703/2 


0.01 


703/4 


0.01 


705 


0.06 


373/3 


0.02 


योग 


11 


0.25 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा.), आरंग के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

बसव राजू एस ., कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


( 1 ) 


( 2 ) 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला कोरबा, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


1074 


0.07 


1073 


0.09 


योग 


04 


0.71 


कोरबा, दिनांक 4 सितम्बर 2018 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मुकुंदपुर एनीकट 

योजना के बांध लाईन में आने वाली भूमि का अर्जन हेतु . 


क्रमांक/14513/ भू - अर्जन /13 अ 82/ 2015-16. - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 
कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


कोरबा, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


अनुसूची 


क्रमांक/ 18740/ भू - अर्जन/23 अ 82 /2016-17.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 
कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - कोरबा 
( ख ) तहसील - करतला 
( ग ) नगर/ ग्राम - कोथारी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.71 एकड़ 


अनुसूची 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( एकड़ में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- कोरबा 
( ख ) तहसील - करतला 
( ग ) नगर/ ग्राम - बरपाली 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.040 हेक्टेयर 


1075 


0.37 


1076 


0.18 


148 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2019 


[ भाग 1 


खसरा नम्बर 


अनुसूची 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


837/4 


0.040 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- जांजगीर - चांपा 
( ख ) तहसील - जांजगीर 
( ग ) नगर/ ग्राम - सरखों, प.ह.नं. 49 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.081 हेक्टेयर 


योग 


01 


0.040 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरपाली - तुमान 

मार्ग निर्माण में छुटे हुए भूमि का अर्जन हेतु. 


खसरा नम्बर 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मो . कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


593/27 


0.081 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर - चांपा , 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


योग 


01 


0.081 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 9 जनवरी 2019 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -2 x500 मेगावाट 

मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत गृह निर्माण के अंतर्गत राखड़ पाईप 
लाईन निर्माण हेतु. 


प्र . क्रमांक 483/03 / अ -82/ 2014-15. - चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया 
जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
नीरज कुमार बनसोड़, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 16 जनवरी 2019 


क्रमांक/119/ रीडर /न.भू.सी./ 2019. – सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ - 6-62/ 
2008 / सात -3/ रायपुर दिनांक 03-09-2009 में दिए गए निर्देशानुसार नगर भूमि ( अधिकतम सीमा और विनियमन ) निरसन अधिनियम 1999 
की धारा 3 एवं 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए श्री विपिन मांझी, ( भा.प्र.से. ) अपर कलेक्टर रायपुर को अधिकृत 
किया जाता है . 


बसवराजु एस . 

कलेक्टर. 


